इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 8 जुलाई 2011 - आषाढ़ 17, शक 1933 


भाग ४ 


विषय - सूची 


( क ) 
( ख ) 
( ग ) 


( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , 
( 1 ) अध्यादेश , 
( 1 ) प्रारूप नियम , 


( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , 
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , 
( 2 ) अन्तिम नियम . 


( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक . 
( 3 ) संसद के अधिनियम . 


भाग ४ ( क ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ख ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ग ) 


अन्तिम नियम 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 
मेट्रो प्लाजा (पंचम तल ),विट्ठन मार्केट, भोपाल 


462016 


भोपाल, दिनांक 30 जून , 2011 


-- 


क्रमांक 2041 / मप्रविनिआ / 2011, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2 ) 
( जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग , एतद् 


237 


238 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2011 


[ भाग 4 ( ग ) 


द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 3042 दिनांक 09 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 
{ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह - उत्पादन तथा उत्पादन } ( पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 
जिसे दिनांक 19 नवम्बर , 2010 को प्रकाशित किया गया है, को निम्नानुसार संशोधित / परिवर्धित करता है, अर्थात् : 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय ( अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह - उत्पादन तथा 

उत्पादन ] ( पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में प्रथम संशोधन / परिवर्धन 


1 . 


संक्षिप्त शीर्षक , तथा प्रारम्भ : 1.1 ये विनियम " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग { ऊर्जा के नवीकरणीय 
( अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह - उत्पादन तथा उत्पादन } ( पुनरीक्षण - प्रथम ) विनियम, 2010 (एआरजी -33 (1) 
(i), वर्ष 2011) " कहलायेंगे । 


1.2 


ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के " राजपत्र " में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 


1.3 


ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे । 


2 . 


विनियम 4 में परिवर्धन : 


" 4.8 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय ( अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह - उत्पादन तथा 
उत्पादन } ( पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 , जिसे एतद् पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है, के विनियम 4 के अन्तर्गत 
कण्डिका 4.7 के पश्चात , निम्न कण्डिका अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

विद्युत क्रय अनुबंध ) [ Power Purchase Agreement (s) - PPA) तथा विद्युत क्रय तथा चक्रण अनुबंधरों) 
[ Power Purchase and Wheeling Agreement(s) ) के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया: 
( क ) विद्युत उत्पादक एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी से उनकी मशीनरों) से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु 

प्रस्ताव के साथ सम्पर्क करेगा । विद्युत क्रय के प्रस्ताव में कम्पनी / परियोजना संबंधी लागू विवरण , 
प्रपत्र सी (i) से (v) में शामिल किये जाएंगे जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत उत्पादन कम्पनियों 

द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण ) विनियम , 2011 में विनिर्दिष्ट किया गया है । 
( ख ) इसी के साथ - साथ, विद्युत उत्पादक उपरोक्त ( क ) में दर्शायेनुसार वांछित विवरणों के साथ पारेषण 

अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भी सम्पर्क करेगा , ताकि वे अन्तर्संयोजन अध्ययनों 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2011 


239 


(interconnection studies) को संचालित कर सकें । यदि ऐसा किया जाना नियात्मक ( feasible) 
पाया जाता है तो विद्युत उत्पादक को अनुमति प्रदान करते हुए उसे विस्तार / बे ( Bay ) की लागत 
तथा अन्य प्रभारों का प्राक्कलन आवेदन की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उन्हें अग्रेषित किया 
जाएगा जिसकी प्रतिलिपि एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी को पृष्ठांकित की जाएगी । दीर्घ-- अवधि पहुंच 
के संबंध में , यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से क्रियात्मक पाया जाता है तो म.प्र. ट्रांसमिशन कम्पनी 

इसकी अनुमति आवेदन की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर प्रदान करेगी । 
( ग ) तत्पश्चात्, जहां नवीन अन्तर्सयोजन (interconnection ) किया जाना आवश्यक नहीं है एमपी पावर 

ट्रेडिंग कम्पनी विद्युत अनुबंध /विद्युत क्रय तथा चक्रण अनुबंध, जैसा कि वे लागू हों , का निष्पादन 
विद्युत क्रय हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर करेगी । ऐसे प्रकरणों में , जहां नवीन 
अन्तर्संयोजन किया जाना आवश्यक हो, वहां अनुबंध वितरण अनुप्तिधारी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 

( जैसा कि वह लागू हो ) से अनुमति की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निष्पादित किये जायेंगे । 
( घ ) यदि उपरोक्त दर्शाई गई समय - सीमाओं का परिपालन नहीं किया जाता है तो आवेदक आयोग से 

सम्पर्क कर सकेगा । 
( ड.) विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में आवेदन आयोग को इनके तकनीकी विवरण विद्युत अधिनियम , 

2003 की धारा 10 (3) (ए) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेगा । 
( च ) एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी प्रत्येक त्रैमास के 15 दिवस के भीतर उक्त त्रैमास के दौरान विद्युत 

उत्पादक / विकास अभिकरण ( Developer ) के साथ निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों / विद्युत 

क्रय तथा चक्रण अनुबंधों के विवरण प्रस्तुत करेगी । 
विनियम 6 में संशोधन : 
प्रधान विनियम की कण्डिका 6.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: 
अनुबंधों के निष्पादन से पूर्व, विकास अभिकरणों को समस्त वांछित वैधानिक सम्मतियां ( Statutory consents) 
प्राप्त की जाना अनिवार्य है । ऐसी सभी प्रकार की सम्मतियों की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू 


3 . 


" 6.2 


होगी । " 


आयोग के आदेशानुसार 


पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव 


240 


EZYGYI 176797 , fquia 8 Mig 2011 


[ 4T 4 ( 1 ) 


Bhopal, Dated 30th June, 2011 


No. 2041 /MPERC -2011. In exercise of the powers under Section 181 (2 ) ( zp ) read with Section 
86 (1) (e ) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity 
Regulatory Commission hereby makes the following amendment/addendum in MPERC 
(Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy ) Regulations , 
2010 notified in Madhya Pradesh Gazette vide No. 3042 dated 9th November, 2010 and 
published on 19th November, 2010 . 


FIRST AMENDMENT/ADDENDUM TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY 
REGULATORY COMMISSION (COGENERATION AND GENERATION OF 
ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION - I) 
REGULATIONS , 2010 


1 . 


Short Title and Commencement: 1.1 These Regulations may be called the ‘Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of 
Electricity from Renewable Sources of Energy ) (Revision -I) Regulations, 2010 
{ ARG - 33 (I) (i) of 2011 }. 
These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette 
of Government ofMadhya Pradesh . 
These Regulations shall apply to the whole of the Madhya Pradesh State . 


1.2 


1.3 


2 . 


Addendum to Regulation 4 : 


In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and 
Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy ) (Revision -I) Regulations, 2010 , 
hereinafter called the Principal Regulations, in the Regulation 4, the following shall be inserted 
after Clause 4.7, namely : 


“ 4.8 


Procedure for execution of Power Purchase Agreement(s) {PPAs} and Power 
Purchase and Wheeling Agreement (s) {PP & WAs } 


(a ) 


The Generator shall approach the M.P. Power Trading Company with the 
proposal for sale of power generated from their machine (s). The proposal for sale 
of 

power shall include details of Company /Project in the applicable format C (i) 
to (v) as specified in MPERC (Furnishing of Technical details by Generating 
Companies) Regulations, 2011. 


(b ) 


Simultaneously, Generator shall also approach the Transmission Licensee and the 
Distribution Licensee furnishing the requisite details as at (a ) enabling them to 
conduct interconnection studies. If found feasible , permission shall be granted to 
the Generator along with an estimate of the cost of extension /bay and other 
charges within 30 days from the date of receipt of application with a copy to M.P. 


9477 4 ( +1 ) ] 


HJEZTEGII 3/5431, FGHİT 8 Far 2011 


241 


Power Trading Company. For long term access , M.P. Power Transmission 
Company shall grant permission , if found technically feasible , within 15 days of 
receipt of application .. 


( c ) 


Thereafter, the M.P. Power Trading Company shall execute the Power Purchase 
Agreement(s)/Power Purchase and Wheeling Agreement(s), as the case may be , 
within 15 days from the date of receipt of proposal for sale of power in cases 
where new interconnection is not required . In cases where new interconnection is 
required , these agreements shall be executed within 15 days of receipt of 
permission from the Distribution Licensee and the Transmission Licensee (as 
applicable ) 

In case the above timelines are not maintained , the applicantmay approach the 
• Commission . 


( d ) 


(e ) 


The Applicant shall submit the technical details regarding its Generating Stations 
to the Commission in terms of Section 10 (3 ) (a ) of Electricity Act, 2003. 


(f) 


M.P. Power Trading Company shall submit, within 15 days of end of each 
quarter, the details of the PPAS/PP & WAS executed with the 
Generators/Developer during that quarter.” 


3 . 


Amendment to Regulation 6 : 


Clause 6.2 of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as 
follows,namely: 


* 6.2 


The Developers are required to get all the required statutory consents before 
entering into the Agreement. Such consents shall have validity for the entire 
period of the Agreement.” 


By order of the Commission 


ti 


P.K.Chaturvedl, Commission Secretary 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011. 


